निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 138) 


15 चैत्र 1934 ( श ) 
पटना , बुधवार, 4 अप्रील 2012 


पथ निर्माण विभाग 


अधिसूचना 

14 दिसम्बर 2011 
सं0 निग / सारा - 5 (पथ) नि0 -16 / 2000 - 13609 ( एस) – श्री केशव प्रसाद चौधरी, तत्कालीन कार्यपालक 
अभियंता, भवन प्रमंडल , आरा सम्प्रति सेवानिवृत, मकान संख्या 230, रोड नम्बर 3, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी , 
पटना - 13 को भवन प्रमंडल, आरा के पदस्थापन काल में सी0डब्लू0जे0सी0सं0 6654 / 91 कादिर मियाँ बनाम राज्य 
सरकार एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04 .2000 के आलोक में विभागीय अधिसूचना 
संख्या 2478 - सह - पठित ज्ञापांक - 2479 द्वारा निलंबित करते हुए संकल्प ज्ञापांक - 1307 , दिनांक 28.03.05 द्वारा 
बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ( बी ) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी से 
प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में श्री चौधरी से द्वितीय कारण - पृच्छा कर उसे स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए श्री 
चौधरी के पेंशन से रु0 1,20, 135 (एक लाख बीस हजार एक सौ पैतीस रूपये) वसूली का दंड विभागीय अधिसूचना 
संख्या 13518 - सह - पठित ज्ञापांक - 13519, दिनांक 01.12.06 द्वारा संसूचित किया गया । इस बीच श्री चौधरी निलंबन 
अवधि में ही दिनांक 31.01. 2001 को सेवानिवृत हो गये परन्तु उनके निलंबन अवधि दिनांक 27 .04.2000 से 31.01. 
2001 तक के संबंध में तद्समय निर्णय लिया जा सका । 

2. इसके विरूद्ध श्री चौधरी द्वारा दायर सी0डब्लू0जे0सी0सं0 6166 / 06 में माननीय न्यायालय द्वारा पारित 
आदेश दिनांक 11.05.11 के आलोक में विभागीय पत्रांक - 10305 ( एस ), दिनांक 12. 09. 11 द्वारा श्री चौधरी से निलंबन 
अवधि 27 .04. 2000 से 31 .01. 2001 के संबंध में कारण –पृच्छा की मांग की गयी । श्री चौधरी द्वारा समर्पित 
कारण -पृच्छा उत्तर, जो विभाग में दिनांक 19.09.11 को प्राप्त है, में श्री चौधरी ने वस्तुस्थिति से हटकर अन्य बाते 


बिहार गजट ( असाधारण ), 4 अप्रील 2012 
अंकित की परन्तु अपने निलंबन अवधि के संबंध में कोई ठोस तथ्य अंकित नहीं किया । श्री चौधरी के विरूद्ध लगाये 
गये आरोप को प्रमाणित पाये जाने के पश्चात उनके पेंशन से उक्त राशि कटौती का दंड संसूचित किया जा चुका 
है । उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत कर श्री चौधरी से प्राप्त कारण – पृच्छा उत्तर को सरकार द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत 
उसे स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए निम्न निर्णय लिया जाता है : 

__ (i) श्री चौधरी के निलंबन अवधि 27.04.2000 से 31. 01. 2001 तक के लिए मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय 
होगा परन्तु पेंशन प्रयोजनार्थ इसे कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव (निगरानी) । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 138 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic . in 


